PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., FEB. 14, 2012 ( MAGH. 25 , 1933 SAKA) 


147 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं सड़कें शाखा) 


दिनांक 6 फरवरी, 2012 


संख्या आर०ए० 03/32. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा , 


सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 10 सुधारीकरण, चौड़ा मजबूतीकरण 


कि ० मी ० 31.200 से 39.900 के तहत सड़क निर्माण हेतु ली जानी अपेक्षित है । 


सड़क निर्माण हेतु जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार 


अधिसूचना संख्या आर० ए० 02/42, दिनांक 6 दिसम्बर, 2011 को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे 


विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है, जो इससे सम्बन्धित 


हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन भूमि अर्जन कलैक्टर, पीडब्ल्यू ० डी ० ( बी ० एण्ड आर० शाखा), भिवानी को 


उक्त भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अर्जन कलैक्टर, पी ० डब्ल्यू ० डी ० ( बी ० एण्ड आर० शाखा), भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता, लोक 


निर्माण विभाग ( भवन तथा सड़कें शाखा), बहादुरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


कनाल 


मरला 


मुरबा नं ० किला नं ० 


कनाल 


मरला 


हदबस्त 
संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


सांखोल 


39 


1 


17 


48 


24/3/1 


0 


19 


49 


3/3/1 


x 


X 


51 


5/1 


0 


4 


244/ 1-3/ 2/ 1 


0 


14 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


जाखौदा 


41 


3 


18 


46 


22 


3 


18 


( हस्ता० ). . ., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
झज्जर परिमण्डल, लोक निर्माण विभाग , 
( भवन तथा सड़क शाखा), झज्जर 


148 


HARYANA . GOVT. GAZ ., FEB . 14 , 2012 (MAGH . 25 , 1933 SAKA ) 


PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROADS BRANCH ) 


The 6th February , 2012 


RK 03732 


No. RÁ 03/32 .-- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the 


Government, at public expense, for a public purpose , namely , Improvement by Widening and Strengthening of NH - 10 


from Km . 31.200 to 39.900 in Bahadurgarh Town , Tehsil Bahadurgarh , District Jhajjar, Haryana Government, Public 


WorksDepartment ( Building and Roads Branch ) , Jhajjar Circle , Notification No. RA - 02 / 42 , dated 6th December, 2011 


under Section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 ( Act 1 of 1894 ), has been published , it is hereby declared that the 


land described in the specification below is needed for the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 ( Act 1 of 1894 ) for 


the information of all to whom it may concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition 


Collector, Public Works Department (Building and Roads Branch ), Bhiwani is hereby directed to take order for the 


acquisition of the said land. 


Plan of the landmay be inspected in the office ofLand Acquisition Collector, Public Works Department (Building 


and Roads Branch ), Bhiwani or Executive Engineer, Provincial Division , Public Works Department (Building and 


Roads Branch ), Bahadurgarh . 


Specifications 


District 


Tehsil 


Village Hadbast 

No. 


Rectangle 
No. 


Killa No./Khasra 
No. 

Kanal Marla 


Kanal 


Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Jhajjar 


Bahadurgarh 


Sankhol 


39 


17 . 


48 


24/3/1 


0 19 


49 


3/3/1 


x 


x 


51 


5/1 


0 


4 


244 / 1-3 / 2 / 1 


0 


14 


Bahadurgarh 


Jhajjar 


Jakhoda 


41 


3 


18 


46 


22 


3 


18 


(Sd .)..., 
Superintending Engineer, 
Jhajjar Circle, Public Works Department, 
(Building and Roads Branch ), Jhajjar. 


4 


49463.- C.S. - H.G.P ., Chd . 


